L 


. 


CA 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


1 पौष, 1940 ( श० ) 


संख्या - 44 राँची, सोमवार , 


21 जनवरी , 2019 ( ई० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
9 जनवरी , 2019 


संख्या -1/ पी० -103 / 2015 का .- 198 -- प्रधान सचिव , श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड 
के पद पर पदस्थापित श्री राजीव अरूण एक्का, भा .प्र . से . ( झाः1994) अगले आदेश तक अपने कार्यों के 
साथ श्रमायुक्त, झारखण्ड के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। 

संख्या -1 /पी० -103 / 2015 का .- 199 -- परियोजना निदेशक, झाररखण्ड एड्स कन्ट्रोल सोसायटी , 
राँची के पद पर पदस्थापित श्रीमती शुभ्रा वर्मा, भा .प्र. से. ( झाः2001 ) ( अतिरिक्त प्रभार- विशेष सचिव, 
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड ) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश 
तक प्रमण्डलीय आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया 
जाता है । 


संख्या-1/ पी०- 103/ 2015 का .- 200 -- श्रमायुक्त, झारखण्ड के पद पर पदस्थापित श्रीमती विप्रा 
भाल, भा .प्र. से. ( झाः2006) ( अतिरिक्त प्रभार - विशेष सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग , 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) सोमवार, 21 जनवरी, 2019 
झारखण्ड ) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक विशेष सचिव, ग्रामीण विकास विभाग , 
झारखण्ड के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 

___ 2. श्रीमती भाल अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी , 
झारखण्ड राज्य आजीविका संवर्धन सोसायटी के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगी । 

संख्या-1 / पी० - 103 / 2015 का .- 201 -- विशेष सचिव , पर्यटन , कला संस्कृति , खेलकूद एवं युवा कार्य 
विभाग, झारखण्ड के पद पर पदस्थापित श्री इकबाल आलम अंसारी, भा . प्र. से . ( झाः2006 ) को 
स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक विशेष सचिव, गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड 
के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 

___ 2. श्री अंसारी अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ नागरिक सुरक्षा आयुक्त , झारखण्ड 
के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। 

संख्या-1/पी०- 103 / 2015 का .- 202 -- नगर आयुक्त , देवघर नगर निगम के पद पर पदस्थापित 
श्री संजय कुमार सिंह , भा.प्र.से . ( झाः2006 ) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक विशेष सचिव , 
पर्यटन , कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग , झारखण्ड के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित 
किया जाता है । 

संख्या-1/ पी० -103/ 2015 का .- 203 -- संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य, चि०शि० एवं परिवार कल्याण 
विभाग, झारखण्ड के पद पर पदस्थापित श्री राजेश कुमार पाठक , भा .प्र. से. ( झाः2006 ) अगले आदेश तक 
अपने कार्यों के साथ परियोजना निदेशक, झाररखण्ड एड्स कन्ट्रोल सोसायटी , राँची के अतिरिक्त प्रभार 
में रहेंगे। 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरुण कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 44 - - 50 


